: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 चैत्र , 1937 ( श० ) 
संख्या 2 0 5 राँची, शुक्रवार 

10 अप्रैल, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
6 अप्रैल, 20 15 


संख्या- 1/ विविधः 806/ 2014 का . • 3028 -- श्री महिमापत रे, भा . प्र. से.,( झाः2011), उपायुक्त , लातेहार 
को दिनांक 15 अप्रैल , 2015 से 26 जून, 2015 तक आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यु0के0 में निर्धारित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दिनांक 13 अप्रैल, 2015 से विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 0 5 – 50 । 


